पंजीकृत संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 


खण्ड -15 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 सितम्बर , 2014 ई0 ( आश्विन 05, 1936 शक सम्वत् ) [ संख्या -39 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 

वार्षिक चन्दा 
विषय 


पृष्ठ संख्या 


रु 0 


... 


3075 


507--511 


1500 


413-418 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य- विधियां , आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
-बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ 


421-428 


975 


975 


975 


भाग 6 --- 


975 


975 


49-56 


975 


-पत्र आदि 


1425 


507 - क 


508 


उत्तराखण्ड गजट, 27 सितम्बर, 2014 ई ० ( आश्विन 05, 1936 


शक सम्वत्) 


[भाग 1 


भाग 1 


1 . 


विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

औद्योगिक विकास अनुभाग 

अधिसूचना 

01 सितम्बर, 2014 ई ० 
संख्या 1266 / VII- 1/ 2014/158- ख / 2004 - खनिजों के अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी 
नियंत्रण किये जाने तथा राजस्व क्षति को रोकते हुए राज्य वृद्धि सुनिश्चित किये जाने हेतु अधिसूचना संख्या 617/VIII 
05/158 - ख / 2004, दिनांक 14 मार्च, 2005 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज ( अवैध खनन , परिवहन एवं भण्डारण का 
निवारण ) नियमावली-2005 एवं अधिसूचना संख्या 3253/ VII-11-11/158- ख / 2004, दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 द्वारा उक्त 
नियमावली में किये गये प्रथम संशोधन , 2011 के नियम -9 में द्वितीय संशोधन किये जाने एवं नियम -11 में अतिरिक्त 
प्राविधान बिन्दु -11 (च ) के रूप में निम्नवत् जोड़े जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण ) नियमावली-2005 

(द्वितीय संशोधन ) 
क्र ० सं ० / वर्तमान नियमावली 

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम / प्राविधान 
नियम -9 जिलाधिकारी, इस नियमावली नियम -9 राज्य सरकार इस नियमावली के 
के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और जाँच, जो उपबन्धों के अधीन रहते हुए और जाँच, जो वह आवश्यक 
वह आवश्यक समझे, ज्येष्ठ खान अधिकारी / खान समझे तथा ऐसी मात्रा के लिए जो उसके द्वारा उचित 
| अधिकारी / खान निरीक्षक से इस नियमावली के और उपयुक्त समझी जाये, स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट 

उपबन्धों के अधीन रहते हुए जाँच कराने के एवं पल्वराईजर भण्डारण हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 
| पश्चात् द्वारा उचित और उपयुक्त समझी जाये , दो अवधि के लिए अनुज्ञप्ति अनुदत् कर सकती है । 
वर्ष की अवधि के लिए प्रपत्र- " आई " में अनुज्ञप्ति जिलाधिकारी ज्येष्ठ खान अधिकारी / खान 
| अनुदत् कर सकता है । ऐसी मात्रा के लिए जो 

अधिकारी / खान निरीक्षक से इस नियमावली के उपबन्धों 
उसके द्वारा उचित और उपयुक्त समझी जाये, दो 

के अधीन रहते हुए जाँच कराने के पश्चात् राज्य सरकार 
वर्ष की अवधि के लिए प्रपत्र- " आई" में अनुज्ञप्ति 

द्वारा प्रदत्त के क्रम में प्रपत्र- " आई" में अनुज्ञप्ति 
| अनुदत् कर सकता है । 

अनुदत् कर सकता है । 

(नियम -11 में अतिरिक्त प्राविधान) 

नियम -11( च ) सामान्यतः प्रदेश से बाहर स्थापित 
स्टोन क्रेशर , स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं पल्वराईजर तथा 
प्रदेश के बाहर खनिज भण्डारकर्ता स्वामियों को उत्तराखण्ड 
राज्य क्षेत्रान्तर्गत खनिजों के भण्डारण की अनुमति नहीं 
दी जायेगी, यदि विशेष परिस्थितियों में भण्डारण की 
अनुमति दिया जाना आवश्यक हो तो राज्य सरकार द्वारा 
विचार किया जा सकता है । 


2 . 


2 . 


उत्तराखण्ड खनिज ( अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली -2005 सम्बन्धी अधिसूचना 
संख्या 617/ VII /05/ 158- ख / 2004, दिनांक 14 मार्च, 2005 तथा अधिसूचना संख्या 3253/VII- II- 11 /158- ख / 2004, 
दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 ( प्रथम संशोधन ) को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा । 


आज्ञा से , 


राकेश शर्मा, 
अपर मुख्य सचिव । 


भाग 1] 


उत्तराखण्ड गजट, 27 सितम्बर, 2014 ई ० ( आश्विन 05 , 1936 


शक सम्वत् ) 


509 


गृह अनुभाग -3 

अधिसूचना 

21 अगस्त , 2014 ई ० 
संख्या 1291 (1) / XX - 3-2014-05( 17) 2013- श्री राज्यपाल महोदय, भ्रष्टाचार, निवारण अधिनियम, 1988 
की धारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मा 0 उच्च न्यायालय, नैनीताल की संस्तुति के क्रम में 
उक्त अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों में सतर्कता अवस्थापना से सम्बन्धित सी 0 बी 0 सी 0 आई0 डी 0 एवं पुलिस द्वारा 
पंजीकृत चालानों के विचारण हेतु श्री योगेश कुमार गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नैनीताल 
को उनके पद के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 
इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 1291 / XX -3-2014-05(17) 2013, दिनांक 30-07-2014 एतद्वारा 
विखण्डित समझी जायेगी । 


आज्ञा से , 


एम ० एच० खान, 
प्रमुख सचिव । 


गृह अनुभाग -5 

अधिसूचना 

29 अगस्त, 2014 ई ० 
संख्या 785 / XX (5)/14-22 (अर्द्धसै0)/ 2014 - श्री राज्यपाल महोदय, युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला 
चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम , 1938 ( केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5, सन् 1938 ) की धारा 9 द्वारा 
प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनिर्दिष्ट क्षेत्र को ऐसा क्षेत्र परिभाषित करते हैं , जिसमें दिनांक 
01-03-2014 को प्रारम्भ होने वाली और दिनांक 28-02-2019 को समाप्त होने वाली पांच वर्षों की अवधि में खुले 
क्षेत्र में नियतकालिक गोला चलाने और तोप दागने का अभ्यास किया जाना प्राधिकृत किया जा सकता है: 
क्षेत्र का विवरण 


जिला 


तहसील का नाम 


ग्राम का नाम 


उत्तरकाशी 


भटवाड़ी 


संगरौली और पाटा 


गाटा (प्लॉट ) नाम क्षेत्रफल 
खसरा संख्या-4204 से 4500 तक सम्पूर्ण क्षेत्र जो तीन ओर 
पहाड़ियों से घिरा हुआ और नीचे की ओर माप की गयी भूमि 
से घिरा हुआ है 


टिप्पणी- उक्त भूमि का स्थल नक्शा ( साईट प्लान ) जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा देखा 

जा सकता है । 


. 


आज्ञा से , 


एम 0 एच0 खान , 


प्रमुख सचिव । 


510 


उत्तराखण्ड गजट, 27 सितम्बर, 2014 ई ० ( आश्विन 05, 1936 


शक सम्वत् ) 


[भाग 1 


In pursuance of the provisions of clause (3 ) ofArticle 348 of the Constitution of India , the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of notification No. 363 /XX ( 1)/355 /Misc/ 
2004 , dated May, 2009 for general information . 


NOTIFICATION 

August 29, 2014 
No. 785 /XX (5 )/14-22 (A.S )/2014 --In exercise of the powers conferred by sub -section 9 of the 
Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (CentralAct No. V of 1938 ), the Governor is pleased 
to define the area specified below as the area within which the carrying out periodically of field firing and 
artillery practice may be authorised for a period of five years commencing on March 01, 2014 and ending with 
February 28, 2019 . 


Details of the Area- 


Name ofDistrict 


Tehsil 


Village 


Name, Area of the Plot 


Uttarkashi 


Bhatwari 


Sangrali and Pata 


The whole region ofKhasara no . 4204 to 4500 is 
surrounded by hills on three sides and the land 
downwards is surrounded by the measured land 


Note-- A site plan of land may be inspected in the office of the Collector, Uttarkashi by Interested person . 


By Order, 


M. H.KHAN, 
Principal Secretary 


कृषि एवं विपणन अनुभाग -2 

अधिसूचना 

05 सितम्बर , 2014 ई ० 
संख्या 679 / XIII( 2)/ 2014-19(01)/ 2011- उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम , 
2011 ( अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2011) की धारा 17 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, कार्यालय ज्ञाप संख्या 359 / XIII (2 )/ 2014-19(01 )/ 2011, दिनांक 05 सितम्बर, 2012 के क्रम संख्या 14 के 
द्वारा किच्छा (ऊधमसिंह नगर ) मण्डी समिति में सदस्यों को नामित करते हुए समिति गठित की गयी थी । उक्त 
समिति का कार्यकाल दिनांक 05-09-2014 को समाप्त हो गया है । 

जनहित में अधिनियम की धारा 23(2) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी (कलेक्टर), किच्छा 
( ऊधमसिंह नगर ) को उक्त समिति का प्रशासक इस शर्त के साथ नियुक्त किया जाता है कि अधिनियम की धारा 
17 के अधीन नई समिति का गठन न हो जाए । वह या तो स्वयं या किसी ऐसे अधिकारी के माध्यम से , जो कि 
डिप्टी कलेक्टर से निम्न श्रेणी का न हो , सभापति, उपसभापति और समितियों की शक्तियों का प्रयोग , कर्तव्यों 
का पालन और कृत्यों का सम्पादन करेगा । 


2 . 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 27 सितम्बर, 2014 ई ० ( आश्विन 05, 1936 


शक सम्वत् ) 


511 


अधिसूचना 

05 सितम्बर , 2014 ई ० 
संख्या 680 / XIII( 2 )/ 2014-19( 01 )/ 2011- उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 
2011 ( अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2011 ) की धारा 17 की उपधारा (1 ) के खण्ड ( च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, कार्यालय ज्ञाप संख्या 359 / XII(2 )/ 2014-19( 01)/ 2011, दिनांक 05 सितम्बर, 2012 के क्रम संख्या 03 के 
द्वारा ऋषिकेश ( देहरादून ) मण्डी समिति में सदस्यों को नामित करते हुए समिति गठित की गयी थी । उक्त समिति 
का कार्यकाल दिनांक 05-09-2014 को समाप्त हो गया है । 

जनहित में अधिनियम की धारा 23( 2) के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी (कलेक्टर) , 
देहरादून को उक्त समिति का प्रशासक इस शर्त के साथ नियुक्त किया जाता है कि अधिनियम की धारा 17 के 
अधीन नई समिति का गठन न हो जाए । वह या तो स्वयं या किसी ऐसे अधिकारी के माध्यम से , जो कि डिप्टी 
कलेक्टर से निम्न श्रेणी का न हो , सभापति, उपसभापति और समितियों की शक्तियों का प्रयोग, कर्तव्यों का पालन 
और कृत्यों का सम्पादन करेगा । 


2 . 


एस० रामास्वामी. 

प्रमुख सचिव । 
अधिसूचना 

05 सितम्बर , 2014 ई ० 
संख्या 681 / XIII (2)/2014-19( 01)/ 2011-- उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) अधिनियम , 
2011 ( अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2011 ) की धारा 17 की उपधारा (1 ) के खण्ड (7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, श्री राज्यपाल महोदय कार्यालय ज्ञाप संख्या 359 / XIII( 2)/ 2014-19(01)/2011, दिनांक 05 सितम्बर , 2012 
के क्रम संख्या 04 में गठित मण्डी समिति रुड़की ( हरिद्वार) का कार्यकाल जनहित में अधिसूचना निर्गत होने की 
तिथि से 06 माह बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


अधिसूचना 

05 सितम्बर, 2014 ई ० 
संख्या 682 / XIII( 2)/ 2014-19(01)/ 2011- उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 
2011 ( अधिनियम संख्या 09, वर्ष 2011) की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 359 / XIII(2)/ 2014-19(01)/ 2011, दिनांक 05 सितम्बर, 2012 
के क्रम संख्या 19 में गठित मण्डी समिति टनकपुर ( चम्पावत ) का कार्यकाल जनहित में अधिसूचना निर्गत होने की 
तिथि से 06 माह बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


आज्ञा से , 


एस० रामास्वामी , 
प्रमुख सचिव । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई 0) 39 हिन्दी गजट / 549 - भाग 1-2014 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 सितम्बर, 2014 ई ० ( आश्विन 05 , 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 

( फार्म - अनुभाग) 

विज्ञप्ति 

20 अगस्त , 2014 ई ० 
पत्रांक 2136 / आयु ० कर, उत्तरा ० / फार्म - अनु 0 / 2014-15 / आ o घो ०प ० / खोया / चोरी / नष्ट हुए / 
दे० दून - उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली -2005 के नियम -30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , मैं , 
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड , निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म -16 जिनके खो 
जाने / चोरी हो जाने / मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम -30 के उपनियम (9 ) के अन्तर्गत 
सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं , को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ : 

व्यापारी का नाम व पता खोये / चोरी / नष्ट हुए | खोये / चोरी / नष्ट हुए फार्मों / फार्म / स्टैम्प को अवैध घोषित 
सं ० 

फार्मों / स्टैम्प की संख्या | स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक किये जाने का कारण 


. 


क्र ० 


1 


2 


3 


4 


5 


खोने के कारण 


1. | सर्वश्री मोनार्च सिलेण्डर लाईनर प्रा ० 

लि 0, डी0-14 / 15, रामनगर 
इण्डस्ट्रीयल एरिया, रुड़की , 
टिन -05006718536 


प्ररूप-XVI 

( 01 ) 


U.K.VAT- M2012 

4360520 


खोने के कारण 


2. सर्वश्री या रहमान एन्टरप्राईजेज, 

मौ ० खालसा, काशीपुर, 
टिन -05013418908 


प्ररूप XVI 

(01 ) 


U.K.VAT - M2012 

3261692 


खोने के कारण 


3. | सर्वश्री गोस्वामी एन्टरप्राईजेज, रतन 

सिनेमा रोड़, काशीपुर , 
टिन -05006619984 


प्ररूप- XVI 

( 01 ) 


U.K.VAT- M2012 

1438352 


413 - ख 


414 


उत्तराखण्ड गजट , 27 सितम्बर, 2014 ई० ( आश्विन 05, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


1 


2 


3 


4 


5 


फटा होने के कारण 


4. | डिप्टी कमिश्नर( क ० नि ०) द्वितीय , 

वाणिज्य कर, रुद्रपुर, 


प्ररूप- XVI 

( 01 ) 


U.K.VAT- M2012 

4734901 


खोने के कारण 


5. | सर्वश्री पुष्कर स्टील प्रा ० लि 0 , 

जशोधरपुर, कोटद्वार , 
टिन -05002863271 


प्ररूप- XVI 

( 10) 


UK.VAT- M2012-0626973 
0627017,0634195,0634196 
0634207,0634227,0634230 
0634236,0634240,0634241 


खोने के कारण 


प्ररूप- XVI 

(14) 


U.K.VAT- M2012 
5111634 to 5111647 


6. | सर्वश्री लोटस ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स 

प्रा ० लि 0, प्लॉट -7 , सेक्टर -1 ए, आई 
आईई सिडकुल , हरिद्वार , 
टिन -05002109581 


खोने के कारण 


प्ररूप-XVI 

( 02 ) 


U.K.VAT- M2012 
2916896 , 2916897 


7. | सर्वश्री सुरभि एन्टर प्राईजेज , प्लॉट 

नं0–28 सी , सेक्टर-8 बी , आई 
आईई सिडकुल, हरिद्वार, 
टिन -05011151824 


पीयूष कुमार, 
एडीशनल कमिश्नर वाणिज्यकर , 

मुख्यालय, देहरादून । 


(विधि - अनुभाग ) 
समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, 
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर , 
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड । 

20 अगस्त, 2014 ई ० 
उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 767/2014/03( 120 ) XXVII( 8)/ 2007 दिनांक 14-08-2014 
का सन्दर्भ ग्रहण करें , जिसके द्वारा उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम -2008 की 
अनुसूची के स्तम्भ -2 में विनिर्दिष्ट माल की प्रविष्टी पर अनुसूची के स्तम्भ -3 में विनिर्दिष्ट दर पर कर उदग्रहीत 
तथा संग्रहीत करने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है । 

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति आपको इस आशय से प्रेषित है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा -निर्देशानुसार 
आवश्यक कार्यवाही करना / करवाना सुनिश्चित करें । 


वित्त अनुभाग -8 

अधिसूचना 

14 अगस्त, 2014 ई ० 
सं 0 767/2014/03( 120 )/ XXVII ( 8)/ 2007- चूंकि , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित 
में ऐसा करना समीचीन है ; 

अतएव, अब, “ उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर अधिनियम , 2008 " ( अधिनियम सं0 13, वर्ष 2008 ) 
की धारा 4 की उपधारा ( 1), सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 ( अधिनियम सं 0 1, वर्ष 1904 ) 
( उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त ) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष 
आदेश करते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तरीख से अनुसूची के स्तम्भ -2 में विनिर्दिष्ट माल की 
प्रविष्टि पर अनुसूची के स्तम्भ -3 में विनिर्दिष्ट दर पर कर उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत किया जायेगा 


-1 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 27 सितम्बर, 2014 ई 0 ( आश्विन 05, 1936 


शक सम्वत् ) 


415 


अनुसूची 


क्र ० सं ० 


माल का विवरण 


कर की दर 


1 


2 


3 


1 . 


बाहरी प्रदेशों से आने वाली चीनी 


माल के मूल्य का 2.5 प्रतिशत 


। 


आज्ञा से , 


राकेश शर्मा, 
अपर मुख्य सचिव । 


.. 


In pursuance of the provisions of clause (3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of the notification No. 767/2014/03( 120 ) 
XXVII (8 )/ 2007 , dated August 14 , 2014 for general information . 


NOTIFICATION 


. 


August, 2014 
No. 767/2014/03( 120 )/XXVII(8 )/2007 --WHEREAS ,the State Government is satisfied that it is expedient 
so to do in public interest; 

Now , THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 4 of " the Uttarakhand 
Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2008 ” (Act no . 13 of 2008) read with section 21 of the Uttar 
Pradesh General Clause Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904 ) ( as applicable to the State of Uttarakhand ), the 
Governor is pleased to direct that, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette , 
the tax on entry of goods specified in column 2 ofthe Schedule below shall be levied and collected at the rate 
specified in column 3 of the Schedule : -- 


SCHEDULE 


SI. 


Description ofGoods 


Rate of Tax 


2 


3 


1 . 


Sugar brought from other States 


2.5 % of the value of goods 


By Order, 


RAKESH SHARMA, 
Additional Chief Secretary . 


पीयूष कुमार, 
एडीशनल कमिश्नर वाणिज्यकर , 

मुख्यालय, देहरादून । 


416 


उत्तराखण्ड गजट , 27 सितम्बर, 2014 ई ० ( आश्विन 05 , 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


(विधि - अनुभाग) 

विज्ञप्ति 

22 अगस्त , 2014 ई ० 
पत्रांक 2218 / आयु० कर, उत्तरा ० / वाणि 0 क 0 / विधि - अनुभाग / पत्रा0 03 / 14-15 / देहरादून - ज्वाइण्ट 
कमिश्नर (कार्य० ) वाणिज्य कर , हरिद्वार संभाग, हरिद्वार के पत्र संख्या -1099 / ज्वा 0 कमि ० (कार्य ) 
वा 0 क 0 / 2014-15 / पंजीयन -निरस्त / वाणिज्य कर / दिनांक 04-08-2014, द्वारा 01 पंजीकृत व्यापारी के पंजीयन 
निरस्त किये जाने की सूचना से अवगत कराया है । 

उक्त निरस्त पंजीयन (टिन ) से सम्बन्धित कुल 01 व्यापारी की सूची संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की 
जा रही है कि सम्बन्धित व्यापारी द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियां पंजीयन निरस्त की तिथि से अवैध 
मानी जाय । 


प्रेषक 


ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक ) वाणिज्य कर, 
हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार , 


सेवा में , 


आयुक्त कर, 
(फार्म - अनुभाग ). 

देहरादून, उत्तराखण्ड । 
पत्रांक 1099 / ज्वा ० कमि ०( कार्य ) वा ० कर / 2014-15 / पंजीयन - निरस्त / वाणिज्य कर / दिनांक 04-08-2014 


महोदय , 


निवेदन है कि डिप्टी कमिश्नर ( क ० नि ०) वाणिज्य कर, कोटद्वार द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 
235 / डि 0 कमि ०( क ० नि ० ) वा 0 / वाणिकर / कोटद्वार / 2014-15, दिनांक 24--07-2014 से अवगत कराया गया है कि 
निम्नांकित व्यापारी का पंजीयन दिनांक 17-07-2014 से निरस्त कर दिया गया है । अतः डिप्टी कमिश्नर( क ० नि ० ) 
वाणिज्य कर कोटद्वार के उक्त पत्र की प्रति सहित पंजीयन निरस्त सम्बन्धी सूचना आपकी सेवा में आवश्यक 
कार्यवाही हेतु प्रेषित है । 


क्र ० सं ० 


व्यापारी का नाम व पता 


टिन 


निरस्त की तिथि 


01. 


05009351019 


17-07-2014 


सर्व श्री रूद्रा इन्टरप्राइजैज , 
किशनपुरी, कोटद्वार 


हरीश चन्द्र भट्ट, 
ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक ) वाणिज्य कर, 

हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 27 सितम्बर, 2014 ई० ( आश्विन 05, 1936 


शक सम्वत्) 


417 


प्रेषक , 


डिप्टी कमिश्नर ( क ० नि ० ) वाणिज्य कर , 
कोटद्वार । 


सेवा में , 


ज्वाइण्ट कमिश्नर ( का 0 पा 0 ) वाणिज्य कर, 

हरिद्वार सम्भाग , हरिद्वार , 
पत्रांक 235 / डि ० कमि ०( क ० नि ०) वा 0 क 0 कोट 0 / 

दिनांक 24-07-2014 
महोदय, 

निवेदन करना है कि इस कार्यालय क्षेत्र में वर्ष 2013-14 में पजीकृत व्यापारी सर्व श्री रूद्रा इन्टरप्राइजैज , 
किशनपुरी, कोटद्वार टिन -05009351019, प्रभावी दिनांक 28-10-09 (फर्म स्वामी श्री पंकज विश्नोई पुत्र 
श्री ज्ञानेन्द्र विश्नोई ) द्वारा चतुर्थ तिमाही 13-14 का तिमाही बिक्री का नक्शा दाखिल न करने के कारण पूर्व में 
पंजीयन निलम्बित किया गया था । पंजीयन निलम्बन के उपरान्त भी व्यापारी द्वारा 45 दिन के अन्दर उक्त तिमाही 
की साविधिक बिक्री विवरणी दाखिल करने में असफल रहने के कारण व्यापारी का पंजीयन तत्काल प्रभाव से 
आदेश सं 0 303 , दिनांक 17-07-2004 द्वारा निरस्त कर दिया गया है । उक्त व्यापारी के पंजीयन निरस्तीकरण 
की सूचना महोदय की सेवा में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है । 


ह ० / 

( अस्पष्ट ) 
डिप्टी कमिश्नर( क ० नि ०) वाणिज्य कर, 

कोटद्वार । 


(विधि - अनुभाग ) 

विज्ञप्ति 

29 अगस्त , 2014 ई ० 
पत्रांक 2340 / आयु० कर , उत्तरा० / वाणि0 क 0 / विधि - अनुभाग / पत्रा0 03 / 14-15 / देहरादून - ज्वाइण्ट 
कमिश्नर ( कार्य ० ) वाणिज्य कर , हरिद्वार संभाग, हरिद्वार के पत्र संख्या -- 1173 / ज्वा ० कमि ० (कार्य ) 
वा 0 क 0 / 2014-15 / पंजीयन - निरस्त / वाणिज्य कर / दिनांक 14-08-2014, द्वारा 01 पंजीकृत व्यापारी एवं ज्वाइण्ट 
कमिश्नर ( कार्य०) वाणिज्य कर, देहरादून संभाग, देहरादून के पत्र संख्या 1691 / ज्वा ० कमि ०(कार्य०) वा 0 क 0 दे० दून 
सम्भाग दे ० दून / विधि - अनु ० / दिनांक 20-08-2014 के द्वारा 05 व्यापारियों के पंजीयन निरस्त किये जाने की 
सूचना से अवगत कराया है । 

उक्त निरस्त पंजीयन(टिन) से सम्बन्धित कुल 06 व्यापारियों की सूची संलग्न कर इस आशय से प्रेषित 
की जा रही है कि सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा की जाने वाली व्यापारिक गतिविधियां पंजीयन निरस्त की तिथि से 
अवैध मानी जाय । 


प्रेषक . 


ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य ) वाणिज्य कर, 
देहरादून सम्भाग, देहरादून । 


सेवा में , 


आयुक्त कर , 
(विधि - अनु ० ), 

मुख्यालय , देहरादून । 
पत्रांक 1691 / ज्वा 0 कमि०( कार्य ) वा ० करदे ० दून सम्भाग दे० दून / विधि - अनु ० / 

दिनांक 20-08-2014 
विषय कर निर्धारण अधिकारी के स्तर से निरस्त किये गये पंजीयन की सूचना अग्रसारित । 


418 


उत्तराखण्ड गजट , 27 सितम्बर, 2014 ई ० ( आश्विन 05 , 1936 शक सम्वत् ) 


[भाग 1 - क 


महोदय , 

कृपया उपर्युक्त विषय डिप्टी कमिश्नर ( क 0 नि 0 ) -6 वाणिज्य कर देहरादून द्वारा अपने कार्यालय के पत्र 
संख्या -330, दिनांक 14-08-2014 द्वारा 05 ब्यौहारियों के पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त सूचना आपके समक्ष 
प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध करायी गयी है । 
कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपलब्ध सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित है । 

अनिल सिंह, 
ज्वाइण्ट कमिश्नर( कार्य ) वाणिज्य कर , 

देहरादून सम्भाग, देहरादून । 


प्रेषक , 


ज्वाइण्ट कमिश्नर ( कार्यपालक ) वाणिज्य कर , 
हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार , 


सेवा में , 


आयुक्त कर, 
( फार्म - अनुभाग). 

देहरादून, उत्तराखण्ड । 
पत्रांक 1173 / ज्वा ० कमि ० (कार्य ) वा ० कर / 2014-15 / पंजीयन - निरस्त / वाणिज्य कर / दिनांक 14-08-2014 
महोदय, 

निवेदन है कि डिप्टी कमिश्नर ( क 0 नि 0 ) वाणिज्य कर , कोटद्वार द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 
271 / डि ० कमि० ( क ० नि ०) वा ० कर / कोट0 / 2014-15, दिनांक 07-08-2014 से अवगत कराया गया है कि निम्नांकित 
व्यापारी की पंजीयन दिनांक 06-08-2014 से निरस्त कर दिया गया है । अतः डिप्टी कमिश्नर( क ० नि ० ) वाणिज्य 
कर कोटद्वार के उक्त पत्र की प्रति सहित पंजीयन निरस्त सम्बन्धी सूचना आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु 
प्रेषित है । 


क्र ० सं ० 


व्यापारी का नाम व पता 


टिन 


निरस्त की तिथि 


01. 


05007923567 


06--08-2014 


सर्वश्री जय बाला जी ट्रेडर्स , हरिद्वार रोड़ , 
हल्दूखाता, कोटद्वार 


हरीश चन्द्र भट्ट, 
ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक ) वाणिज्य कर, 

हरिद्वार सम्भाग , हरिद्वार । 


दिलीप जावलकर, 


आयुक्त कर, उत्तराखण्ड । 


पी ०एस ० यू ० ( आर0 ई 0) 39 हिन्दी गजट / 549 - भाग 1 - क -2014 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 सितम्बर , 2014 ई० ( आश्विन 05, 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 
स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय 
निकाय ) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 

कार्यालय आयुक्त गढ़वाल मण्डल , पौड़ी 

सूचना 

01 सितम्बर , 2014 ई ० 
संख्या 2747 / 23-25 (2013-14) -सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत 
तथा जिला पंचायत अधिनियम -1961 (यथा संशोधित 1996 ) की धारा 239(2 ) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 
करते हुये जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल ने अपने अधिकार क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत 
होर्डिंग / यूनिपोल लगाने हेतु उपविधियाँ बनायी हैं । यह उपविधियों ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये जाने वाले 
होर्डिंग / यूनिपोल उपविधि कहलायेगी । किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था आदि की कोई भी आपत्ति एवं सुझाव हो तो 
अपनी आपत्ति / सुझाव विज्ञप्ति प्रकाशन के 30 दिन के भीतर जिला पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत कर देवें । 

30 दिन के पश्चात् उपरोक्त उपविधियाँ अधिनियम की धारा -242 ( 2) के अधीन समाचार -- पत्र में प्रकाशित 
कर आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी की पुष्टि के उपरान्त शासकीय गजट में प्रकाशित की जायेगी । 

उपविधियाँ 
यह उपविधियाँ जिला पंचायत टिहरी की होर्डिंग / यूनिपोल उपविधियाँ 2014 कहलायी जायेगी । 
इन उपविधियों के अधीन कोई भी व्यक्ति फर्म या संस्था जिला पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों में तब तक 
होर्डिंग / यूनिपोल न ही लगायेगा और न ही लगवायेगा जब तक होर्डिंग / यूनिपोल का निर्धारित शुल्क जिला 
पंचायत को अदा नहीं किया जाता । यदि ऐसा पाया गया तो अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार 
उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी । 
ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित स्थलों पर ही होर्डिंग / यूनिपोल लगाने की अनुमति शुल्क सहित लेनी होगी । 
चिन्हित स्थलों के बाहर होर्डिंग / यूनिपोल नहीं लगाये जायेंगे । 
अधिनियम अथवा एक्ट से तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम -1961 यथा 
संशोधित 1996 से है । 
यह उपविधियाँ जनपद टिहरी गढ़वाल के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होंगी । 


1 . 


2. 


3 . 


4 . 


5 . 


421 - घ 


422 


उत्तराखण्ड गजट , 27 सितम्बर , 2014 ई ० ( आश्विन 05, 1936 शक सम्वत्) 

[ भाग 3 
मार्ग का नाम स्थान सहित 

होर्डिंग की निर्धारित दरें ( 50 ) 
संख्या प्रतिवर्ग फीट प्रति वर्ष 


क्र ० 
सं ० 


3 


4 


1 


2 


20 


1 . 


गंगोत्री मार्ग भद्रकाली से नरेन्द्रनगर बाईपास तक 
कुल होर्डिंग सं ० 


भद्रकाली के समीप या उससे आगे 


10 


70 / रु ० 


ओणी बैण्ड की समीप 


05 


70 / रु ० 


05 


70 / रु ० 


नरेन्द्रनगर बाईपास मार्ग 
नरेन्द्रनगर पुरानी चुंगी से खाड़ी तक कुल होर्डिंग संख्या 
धौलापानी ( पी 0 टी 0 सी 0 मार्ग के समीप ) 


2 . 


40 


02 


65 / रु ० 


03 


65 / रु ० 


बगरधार 


हिण्डोलाखाल (कुंजापुरी ) 


04 


65 / रु ० 


04 


60 / रु ० 


दुआधार 


10 


60 / रु ० 


आगराखाल 


फकोट 


03 


55 / रु ० 


ताछिला 


02 


55 / रु ० 


बेमर 


02 


55 / रु ० 


04 


55 / रु ० 


बेमुण्डा 


02 


60 / रु ० 


जाजल 


04 


खाड़ी 


60 / रु ० 


20 


3 . 


खाड़ी से थान तक कुल होर्डिंग संख्या 
सेलूपानी 


04 


70 / रु ० 


आमसेरा 


04 


70 / रु ० 


कुलाई धौं कला (निकट जलनिगम टैंक) 


02 


65 / रु ० 


नागणी 


04 


65 / रु ० 


03 


चोपड़ियाली 


65 / रु ० 


साबली 


03 


65 / रु ० 


45 


4 . 


मसूरी मार्ग आराकोट से सुआखोली तक 
कुल होर्डिंग संख्या 


आराकोट 


03 


65 / रु ० 


चोपड़ियाल गांव 


04 


65 / रु ० 


भाग 3 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 27 सितम्बर , 2014 ई 0 ( आश्विन 05 , 1936 


423 


शक सम्वत्) 


2 


3 


1 


4 


जड़ीपानी 


05 


65 / रु ० 


काणाताल 


06 


70 / रु ० 


रांसुलीखाल 


03 


70 / रु ० 


-- 


ज्वारना 


02 


65/50 


04 


कदुखाल ( सुरकंड़ा) 


70 / रु ० 


बटवालधार 


04 


70 / रु ० 


धनोल्टी 


10 


70 / रु 0 


04 


70 / रु ० 


सुआखोली 
सुआखोली से मौरियाण उत्तरकाशी मार्ग तक 
कुल होर्डिंग संख्या 


5 . 


12 


रौतुकी बेली 


03 


55 / रु ० 


अलमस बैंड 


03 


55 / रु ० 


भवान 


02 


50 / रु ० 


बिलौंदी पुल 


02 


50 / रु ० 


मौरियाणा 


02 


50 / रु ० 


6 .. 


अलमस बैंड से थत्यूड़ तक कुल होर्डिंग संख्या 


04 


03 


थत्यूड़ 


45/50 


ढाणा 


01 


45 / रु ० 


7 . 


25 


संतला देवी से उत्तरकाशी मार्ग नैन गांव तक 
कुल होर्डिंग संख्या 


संतला देवी 


03 


60 / रु ० 


सियागांव 


02 


60 / रु ० 


केम्पटी / केम्पटीफाल के मध्य 


05 


70 / रु ० 


कांडीखाल 


01 


60 / रु ० 


02 


जमुनापुल 


60 / रु ० 


खरसोन क्यारी 


02 


60 / रु ० 


सुमनक्यारी 


02 


60 / रु ० 


नैनबाग 


04 


70 / रु ० 


424 


उत्तराखण्ड गजट, 27 सितम्बर, 2014 ई ० ( आश्विन 05 , 1936 शक सम्वत् ) 


[भाग 3 


2 


3 


1 


4 


मरोड़ 


02 


40 


रु ० 


नैनगांव 


02 


40 / रु ० 


8 . 


उत्तरकाशी मार्ग गुल्डी से नगुण तक 


27 


गुल्डी 


02 


65 / रु ० 


कोट 


02 


65 / रु ० 


धारकोट 


03 


65 / रु ० 


तानगला 


02 


65 / रु ० 


किरगणी 


01 


60 / रु ० 


सुलियाधार 


02 


60 / रु ० 


कांडीखाल 


03 


65 / रु ० 


रत्नोगाड़ 


02 


65 / रु ० 


कमान्द 


03 


65 / रु ० 


कंडीसौड़ 


04 


70 / रु ० 


उनियाल गांव 


02 


65 / रु ० 


03 


65/60 


नगुण 
ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग तपोवन / लक्ष्मणझूला से तुणगी 
देवप्रयाग तक कुल होर्डिंग संख्या 


9 . 


34 


तपोवन / लक्ष्मण झूला 


10 


70 / रु ० 


निरगडू 


02 


70 / रु ० 


ब्रहमपुरी 


02 


70 / रु ० 


शिवपुरी 


04 


70 / रु ० 


02 


गुलर 


70 / रु ० 


बयासी 


03 


70 / रु 0 


सिंगटाली 


02 


70 / रु ० 


कोड़ियाला 


03 


70 / रु ० 


साकनीधार 


01 


50 / रु ० 


बछेलीखाल 


02 


50 / रु ० 


तीनधारा 


03 


50 / रु ० 


भाग 3 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 27 सितम्बर, 2014 ई ० ( आश्विन 05, 1936 


शक सम्वत् ) 


425 


1 


2 


3 


4 


10 . 


देव प्रयाग तहसील से मलेथा तक कुल होर्डिंग संख्या 


12 


मुल्यगांव 


03 


60 / रु ० 


बगवान 


03 


60 / रु ० 


लछमोली 


02 


60 / रु ० 


जयालगढ़ 


01 


60 / रु ० 


मलेथा 


03 


60 / रु ० 


11. 


चम्बा से जाखचौरा - टिपरी तक कुल होर्डिंग की संख्या 


08 


पाली 


01 


60 / रु ० 


नैल 


01 


60 / रु ० 


बागबाटा 


02 


60 / रु 0 


जाखचौरा 


02 


60 / रु ० 


आनन्दगढ़ 


01 


60 / रु ० 


टिपरी 


02 


50/60 


12. 


टिपरी से जाखधार तक कुल होर्डिंग संख्या 


07 


पिपलडाली 


03 


60 / रु ० 


गडोलिया 


02 


60 / रु ० 


जाखधार 


02 


60 / रु 0 


13. 


पिपलडाली से लम्बगांव तक कुल होर्डिंग की संख्या 


12 


रजाखेत 


02 


60 / रु ० 


धारकोट 


02 


60 / रु ० 


कांडाखाल 


02 


60 / रु ० 


प्रतापनगर 


02 


60 / रु ० 


लम्बगांव 


04 


60 / रु ० 


14. 


जाखधार से डांगचौरा तक कुल होर्डिंग की संख्या 


15 


पौखाल 


03 


65 / रु ० 


मगरौं 


02 


60 / रु ० 


कांडीखाल 


02 


60 / रु ० 


अमोली 


01 


55 / रु ० 


426 


उत्तराखण्ड गजट , 27 सितम्बर, 2014 ई ० ( आश्विन 05 , 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 3 


2 


3 


4 


जखण्ड 


02 


55 / रु ० 


03 


दुगड्डा 


55 / रु ० 


डांगचौरा 


02 


55 / रु ० 


15 . 


15 


जाखधार से मयाली रोड बडियार गांव तक 
कुल होर्डिंग संख्या 


पडागली 


02 


50 / रु ० 


गौजियाणा 


01 


50 / रु ० 


पिलखी 


02 


50 / रु ० 


घनसाली 


04 


70 / रु ० 


01 


मूलगढ़ 


60 / रु ० 


ओड़ाधार 


01 


60 / रु 0 


बडियारगांव 


02 


50 / रु ० 


01 


मुयाल गांव 


50/50 


जखन्याली 


01 


50 / रु ० 


16 . 


11 


घनसाली से बूढाकेदार मार्ग पर कुल होर्डिंग संख्या 
सेन्दुल 


02 


50 / रु ० 


सिलियारा 


01 


50 / रु ० 


बिलेश्वर 


03 


50 / रु ० 


चमियाला 


03 


70 / रु ० 


लाटा पिलवा 


01 


40 / रु ० 


बूढाकेदार 


01 


40 / रु ० 


विभिन्न विज्ञापनों पर लगने वाली निर्धारित दरें 


क्र ० सं ० 


जिन पर विज्ञापन लगाया जाना है उनके नाम 


निर्धारित दरें प्रति 
वर्गफीट (प्रति वर्ष) 


01 


02 


दुकानों / भवनों पर लगे साईन बोर्डों पर शुल्क 
पुल के कालम पर 10X20 फीट पर शुल्क 
निजी बस / पब्लिक बस एडवर्डटाईजिंग 04X15 (दोनों साईट ) 
बैक साईट 3X3 पर शुल्क 
डिलिवरी वाहन / सर्विस वाहन / टैक्सी पर शुल्क 


35 रु 0 वर्ग फीट / वर्ष 
35 रु 0 वर्ग फीट / वर्ष 
35 रु 0 वर्ग फीट / वर्ष 


03 


04 


600 / प्रतिवर्ष / वर्गफीट 

120 प्रतिदिन 


05 


लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार पर शुल्क 


भाग 3 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 27 सितम्बर , 2014 ई ० ( आश्विन 05, 1936 


427 


शक सम्वत्) 


होर्डिंग लगाने की शर्ते 


1 . 


होर्डिंग / यूनिपोल स्थल के अनुसार समानान्तर लगाये जायेंगे, जिससे यातायात सुगमता से संचालित हो 


सके । 


-. 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


होर्डिंग / यूनिपोल का अधिकतम साईज 20X10 फीट होगा । 
होर्डिंग / यूनिपोल की संरचना मजबूत फ्रेम के आकार की होगी, ताकि आंधी तुफान में न गिरे और जानमाल 
का कोई नुकसान न हो । 
जिला पंचायत सीमा में विज्ञापन लगाये जाने हेतु विज्ञापन एजेंसियों द्वारा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन पट लगाने 
से पूर्व जिला पंचायत कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा । इस प्रकार केवल पंजीकृत एजेंसियों को ही 
विज्ञापन पट लगाये जाने की अनुमति दी जायेगी । 
जिला पंचायत में वही एजेंसी पंजीकृत की जायेगी जिसका प्रोपराइटर उत्तराखण्ड स्थाई निवासी होगा 
आवेदन - पत्र के साथ स्थाई निवास - पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी । 
जिला पंचायत टिहरी में विज्ञापन एजेंसियों को पंजीकृत किये जाने हेतु प्रथम बार पंजीकरण की राशि 
15,000-00 रु 0 एन 0एस0 सी 0 के रूप में अपर मुख्य अधिकारी के नाम से बन्धक रखकर जिला पंचायत में 
जमा करानी होगी । 
किसी भी विज्ञापन एजेंसी द्वारा यदि स्वीकृत विज्ञापन पट के अलावा कोई विज्ञापन प्रदर्शित किया हुआ पाया 
गया तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन एजेंसी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा । 
विज्ञापन की स्वीकृति अधिकतम एक वर्ष के लिये दी जायेगी । 
जनहित एवं यातायात को दृष्टि से एवं सरकार के निर्देशानुसार यदि किसी स्वीकृत विज्ञापन पट को हटाने 
की आवश्यकता होती है तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन पट हटा दिया जायेगा, जिस पर आवेदनकर्ता 
को प्रतिकर देय नहीं होगा । 
जिला पंचायत द्वारा समय - समय पर प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू , धूम्रपान एवं अश्लील जाति 
सूचक धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करने वाले पशुक्रूरता, हिंसात्मक हथियारों से सम्बन्धित विज्ञापनों का 
प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । 
विज्ञापन पट / यूनिपोल का आवंटन निर्धारित न्यूनतम धनराशि पर पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियों से प्रति 
विज्ञापन पट शीलबन्द निविदायें आमंत्रित कर सर्वोच्च बोलीदाता को दिया जायेगा । 
निविदायें अपर मुख्य अधिकारी अथवा बोर्ड द्वारा गठित समिति के द्वारा मांगी जायेगी उनका निर्णय अंतिम 
एवं मान्य होगा । 
निजी भवनों एवं भूमि पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन अवैध रूप से लगाने पर विज्ञापन एजेंसी / भवन स्वामी 
से जिला पंचायत जुर्माना वसूल कर सकती है एवं अवैध विज्ञापन पट को तत्काल हटाते हुये विज्ञापन एजेंसी 
का पंजीकरण निरस्त कर सकती है । 
विज्ञापन की स्वीकृति अधिकतम एक वर्ष अप्रैल से मार्च तक के लिये होगी । 
चौराहों व मोड़ों पर 25-25 मीटर की दूरी तक होर्डिंग / यूनिपोल नहीं लगायी जायेंगी । 
उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के एजेंसी का पंजीकरण 
निरस्त करते हुये ब्लैक लिस्टेड करने का अधिकार अपर मुख्य अधिकारी में निहित होगा । 
जनहित में जिला पंचायत में पंजीकृत विज्ञापन को जो भी विज्ञापन पट स्वीकृत किये जायेंगे उन पर सुन्दर 
टिहरी व साक्षर टिहरी का श्लोगन प्रदर्शित किये जायेंगे । 


10 . 


11. 


12. 


13. 


14. 


15 . 


16 . 


17. 


428 


उत्तराखण्ड गजट, 27 सितम्बर, 2014 ई ० ( आश्विन 05 , 1936 शक सम्वत् ) 


[भाग 3 


शास्ति 
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम -1961 ( उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा -240 
द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल आदेश देती है कि उक्त किसी भी 
उपविधियों का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर 5000-00 (पांच हजार 
रु ० ) का अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्धी के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे 
में यह सिद्ध हो जाय के अपराधी (उल्लंघनकर्ता) निरन्तर उल्लंघन करता रहा है , 100 रु 0 प्रतिदिन की दर से 
अतिरिक्त रूप से अर्थदण्ड दिया जा सकता है अथवा अर्थदण्ड भुगतान न किये जाने की दशा में साधारण 
कारावास जो 3 माह तक का हो सकेगा, दिया जा सकता है । 


आर0 के 0 एन 0 त्रिपाठी , 
अपर मुख्य अधिकारी, 
जिला पंचायत, 
टिहरी गढ़वाल । 


युगल किशोर पंत, 

आई० ए ० एस०, 
प्रशासक / जिलाधिकारी, 


टिहरी गढ़वाल । 


सी ० एस ० नपलच्याल , 

आयुक्त, 
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी । 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई० ) 39 हिन्दी गजट / 549 - भाग 3-2014 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड , रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 सितम्बर , 2014 ई० ( आश्विन 05 , 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 8 


सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
कार्यालय, नगरपालिका परिषद् , मसूरी 
संशोधित उपविधि -2 

1-2013 
26 सितम्बर, 2014 ई ० 


पत्रांक 3127 / गजट / 2014 - नगरपालिका परिषद् मसूरी , जनपद - देहरादून , उत्तराखण्ड द्वारा उत्तर प्रदेश 
नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2) की अनुसूची एवं एच(बी ) के अन्तर्गत वर्तमान स्वीकृत यातायात 
उपविधियों में मसूरी माल रोड पर पर्यटकों एवं आम नागरिकों की सुरक्षा तथा सुविधा व माल रोड पर वाहनों के 
आवागमन को कम करने के उद्देश्य से पालिका द्वारा उपनियमों की विभिन्न धाराओं में संशोधन का निर्णय लिया गया 
था , जिसे नगरपालिका अधिनियम , 1916 की धारा 300 के अन्तर्गत जनसाधारण एवं प्रभावी व्यक्तियों की आपत्ति एवं 
सुझाव नियमानुसार मांगे गये थे एवं जिनके विधिवत् निस्तारण पश्चात् वर्तमान उपविधि में समय पर संशोधित नियमों 
को संशोधित करके उनके स्थान पर निम्न नियम प्रतिस्थापित किये जाते है, जो कि सरकारी गजट में प्रकाशित होने 
की दिनांक से ही प्रवृत्त / प्रभावी होगी : 

1. संक्षिप्त नाम - यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, मसूरी, जिला देहरादून , माल रोड यातायात उपविधि -2013 
कहलायेगी । 

2. प्रसार - यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, मसूरी द्वारा पर्यटन / पर्यटकों के प्रयोजनार्थ नियत सीमा में 
पर्यटक वाहन स्थानीय वाहनों एवं व्यवसायिक वाहनों के नियत सीमा में प्रवेश पर प्रभावी होगी । 

3. प्रारम्भ - उपविधि के अनुसार की गयी व्यवस्थायें गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी किन्तु निर्धारित 
प्रवेश शुल्क दिनाँक 01-10-2014 से लागू किया जायेगा । 
4. परिभाषाएं -1 

1-1. इस उपविधि में जब उक्त सन्दर्भ में अपेक्षित न हो : 
( क ) “ उपविधि का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मसूरी, जिला देहरादून , माल रोड यातायात उपविधि -2013 


से होगा ; 


( ख ) “पालिका’ का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, मसूरी से है ; 
(ग ) “ अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद् , मसूरी से है 


49 - ट 


50 


उत्तराखण्ड गजट , 27 सितम्बर, 2014 ई ० ( आश्विन 05, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 8 


. 


। 


.. 


( घ ) “ सक्षम अधिकारी का तात्पर्य पालिका सदन / बोर्ड के अस्तित्व पर न होने पर , शासन / प्रशासन स्तर 

पर पालिका संचालन हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारी एवं पालिका सदन अस्तित्व में होने पर अध्यक्ष या फिर 

अध्यक्ष द्वारा उपविधि लागू करने हेतु प्रतिनियुक्त अधिकारी / कर्मचारी से है ; 
( ङ ) “ अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् , मसूरी से है ; 
( च ) “प्रतिनियुक्त / अधिकृत अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका में कार्यरत उस अधिकारी / कर्मचारी से है , 

जिसे माल रोड यातायात नियन्त्रण हेतु प्रभारी नियुक्त किया गया हो ; 
( छ ) “ यातायात का तात्पर्य मसूरी माल रोड पर वाहनों के आवागमन से है ; 
( ज ) “नियन्त्रण का तात्पर्य पर्यटक एवं स्थानीय जनता सुविधा / प्रयोजनार्थ हेतु माल रोड पर वाहनों के 

आवागमन को कम से कम रखना जिस हेतु ऐसे वाहनों पर निर्धारित शुल्क रोपित कर माल रोड पर 

वाहनों के आवागमन को नियन्त्रित करने से है ; 
( झ ) “ माल रोड का तात्पर्य पर्यटकों द्वारा भ्रमण हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले पालिका मार्गों से है 
(i) मुख्य माल रोड का तात्पर्य पालिका के उस मार्ग / क्षेत्र से है, जिसका प्रयोग मसूरी क्षेत्र में आये 

पर्यटकों द्वारा किया जाता है । यह क्षेत्र पिक्चर पैलेस से लाईब्रेरी बाजार के मध्य का है , जो कि 

पालिका द्वारा स्थापित बैरियरों के मध्य का होगा ; 
(ii ) आंशिक माल रोड का तात्पर्य पालिका सीमान्तर्गत उन मार्गों से है, जो कि मुख्य मार्गों से बाहर 

के मार्ग हैं एवं जिनका प्रयोग मसूरी क्षेत्र में आये पर्यटकों द्वारा किया जाता है । यह क्षेत्र पिक्चर 
पैलेस बैरियरों से आगे लन्डौर घण्टाघर से गुरूद्वारा चौक एवं लाईब्रेरी बैरियर से आगे 
लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी चौक, स्प्रिंग रोड, मोती लाल नेहरू रोड एवं हरनाम सिंह 

रोड आदि रोड / मार्ग का होगा । 
( ञ) “ पर्यटक से तात्पर्य नियत मुख्य माल रोड सीमा / समय सीमा में प्रवेश करने वाले ऐसे व्यक्तियों से 

है जो कि अपने छोटे निजी वाहनों का प्रयोग मुख्य माल रोड के मध्य स्थित अपने गन्तव्य स्थानों तक 
जाने हेतु उपयोग में लाते हैं किन्तु ऐसे व्यक्ति जो राज्य सरकार के वाहन / नगरपालिका के 
वाहनों / पालिका से माल रोड प्रवेश हेतु अनुमति / अनुज्ञा प्राप्त वाहन / पालिका कार्य में प्रयुक्त किये 

जाने वाले वे निजी वाहन जो मुख्य माल रोड पर प्रयोग करते हैं , इसमें सम्मलित नहीं माने जायेंगे 
(ट ) “वाहन का तात्पर्य ऐसे सभी वाहनों से है, जिनके द्वारा माल रोड पर प्रवेश / प्रयुक्त किया जा रहा हो ; 
( ठ ) “ वाहन स्वामी का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है , जो माल रोड प्रवेश हेतु प्रयुक्त वाहनों के स्वामी हों या 

फिर सम्बन्धित वाहन का प्रयोग माल रोड प्रवेश हेतु कर रहा हो ; 
( ड ) “सरकारी वाहनों का तात्पर्य केन्द्र सरकार, उत्तराखण्ड राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन एवं नगरपालिका 

के उन निजी वाहनों से है जो कि सम्बन्धित विभाग के द्वारा विभागीय कार्य हेतु प्रयोग में लाया जा रहा 
हो या फिर सम्बन्धित विभाग द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के प्रयोग हेतु उपलब्ध कराया गया हो या फिर 

किसी व्यक्ति विशेष / कर्मचारी द्वारा विभागीय कार्य हेतु अपने निजी वाहन का प्रयोग किया जा रहा हो ; 
( ढ ) “निजी वाहनों का तात्पर्य उन वाहनों से है, जिनमें किसी भी दशा में व्यवसायिक उपयोग नहीं किया 

जाता हो एवं जो केवल वाहन स्वामी व उसके परिवार एवं पारिवारिक मित्रों द्वारा ही निःशुल्क प्रयोग में 

लाया जाता हो ; 
( ण ) “निजी छोटे वाहनों का तात्पर्य उन वाहनों से है, जिनमें कुल 5 से 10 सीट की ही व्यवस्था हो एवं 

जिनका उपयोग व्यवसायिक स्तर पर नहीं किया जाता हो ; 
( त) “ छोटे व्यवसायिक सवारी वाहनों का तात्पर्य उन वाहनों से है, जिनमें कुल 5 से 10 सीट की ही व्यवस्था 

हो एवं जिनका उपयोग व्यवसायिक स्तर पर सवारी के रूप में प्रयोग किया जाता हो ; 
( थ ) “निजी बड़े वाहन / व्यवसायिक बड़े वाहन का तात्पर्य उन वाहनों से है जिनमें कुल 10 से अधिक सीटों 

की व्यवस्था होगी ; 


• 


51 


भाग 8 ] 

उत्तराखण्ड गजट , 27 सितम्बर, 2014 ई ० ( आश्विन 05, 1936 शक सम्वत् ) 
( द ) “ रजिस्टर्ड वाहन / वार्षिक परमिट वाहन का तात्पर्य उन वाहनों से जिन्हें मुख्य माल रोड पर कार्य विशेष 

के ही लिए प्रवेश हेतु सशुल्क वार्षिक, अनुमति / अनुज्ञा पालिका से प्राप्त हो ; 
( घ ) “ दुपहिया वाहनों का तात्पर्य साईकिल, स्कूटर, मोटरसाईकिल से है, जिनका उपयोग निजी स्तर पर 

किया जाता हो न कि व्यवसायिक स्तर पर किया जाता हो ; 
( न ) "भारी वाहन का तात्पर्य उन निजी / व्यवसायिक वाहनों से है , जिनके द्वारा नियत माल रोड सीमा / समय 

सीमा में प्रवेश पर शुल्क देय होगा एवं जो कि इन स्थानों पर विशेष परिस्थितियों में माल वितरण / माल 
ढुलाई / जल आपूर्ति आदि का कार्य पालिका परिषद् , कार्यालय की अनुमति / अनुज्ञा प्राप्ति के पश्चात् 

करते हैं जैसे ट्रैक्टर, डी 0 सी 0 एम0, बस आदि से है ; 
( प ) व्यवसायिक हल्के / छोटे माल वाहक वाहन का तात्पर्य ऐसे माल ढोने वाले हल्के निजी / व्यवसायिक 

वाहनों से है जैसे जीप, जोगा आदि से है ; 
( फ ) "पंजीकृत वाहनों का तात्पर्य ऐसे वाहनों से जिनका पंजीकरण पालिका में दैनिक आधार पर /निर्धारित 

समय अवधि हेतु आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई / आवश्यक कार्यों के प्रयोग में किये जाने हेतु 
पंजीकृत / अनुमति प्राप्त की गयी हो । जो कि दैनिक /निर्धारित समय अवधि / वार्षिक अनुमति होगी एवं 
जिस हेतु अनुज्ञा प्राप्त की गयी हो किन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि ऐसे वाहनों द्वारा पंजीकरण की श्रेणी 
के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग में उक्त वाहन को नहीं लाया जायेगा । पंजीकरण के अतिरिक्त अन्य कार्य 
करते पाये जाने पर पंजीकरण तत्समय वैध्य नहीं माना जायेगा एवं तत्समय ऐसे वाहनों को अन्य 
सामान्य वाहनों के समान माना जायेगा । पंजीकृत वाहनों की श्रेणी में आवश्यक सेवा आपूर्ति वाहनों को 
सम्मलित किया जायेगा, जिनमें दुध, सब्जी, राशन एवं स्कूली बच्चों के सामूहिक रूप से प्रयोग किये जाने 
वाले वाहन एवं सक्षम अधिकारी के माध्यम से विशेष अनुमति / अनुज्ञा प्राप्त वाहनों को सम्मिलित किये 
जायेंगे । ऐसे वाहनों पर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप दैनिक आधार पर शुल्क /निर्धारित समय अवधि 
हेतु शुल्क / वार्षिक शुल्क रोपित /निर्धारित करने का अधिकार भी सक्षम अधिकारी में निहित होगा ; 
" अन्य वाहन का तात्पर्य उन वाहनों से हैं , जिन्हें आवश्यक सेवा / विशेष परिस्थितियों के अन्तर्गत 
कार्यालय से अनुमति / अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् माल रोड पर तद्नुसार प्रवेश करने की 
अनुमति / अनुज्ञा (निःशुल्क /निर्धारित शुल्क / एक मुश्त शुल्क के आधार पर) प्राप्त होगी । इन अन्य 
वाहनों में माननीय न्यायाधीश / न्यायालय विभाग एंव केवल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले 

अधिवक्ताओं के वाहन / प्रयोग किये जाने वाले वाहन भी सम्मिलित होंगे ; 
( भ ) “रिक्शा का तात्पर्य व्यवसायिक दृष्टि से पालिका सीमान्तर्गत उन पैडल साईकिल रिक्शाओं से है , 

जिनका पंजीकरण पालिका में किया गया हो ; 
( म) “नियत माल रोड प्रवेश समय सीमा का तात्पर्य पर्यटकों के प्रयोजनार्थ वाहनों के मुख्य माल रोड प्रवेश 

हेतु समय - समय पर नियत की गयी समय सीमा से है ; 
( य) "प्रतिबन्धित समय सीमा का तात्पर्य उस समय सीमा से है , जो कि सम्बन्धित वाहनों / रिक्शाओं आदि के 

लिये मुख्य माल रोड पर प्रवेश एवं उस पर भ्रमण / ढुलाई कार्य प्रतिबन्धित किया गया हो । सामान्य 
परिस्थितियों में यह समय सीमा सांय 4:00 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक का होगा । जिसे पर्यटक / स्थानीय 
नागरिक सुविधा हेतु अध्यक्ष / सक्षम अधिकारी / अधिशासी अधिकारी / प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा बढ़ाया 

जा सकेगा ; 
(र) “समय सीमा’ का तात्पर्य उस निर्धारित अवधि से है, जिसे इस उपविधि में पूर्व स्पष्ट किया गया है एवं जिसे 

पर्यटक / स्थानीय नागरिक सुविधा हेतु नगरपालिका द्वारा समय - समय पर निर्धारित किया जायेगा ; 
( ल ) " प्रति प्रवेश’ का तात्पर्य वाहनों के केवल एक बार माल रोड पर प्रवेश एवं माल रोड से बाहर आने 


या घटाया 


से है ; 


प्रति प्रवेश पर 
( व ) "प्रति प्रवेश शुल्क का तात्पर्य पर्यटकों के वाहनों पर माल रोड प्रयोग हेतु प्रति वाहन , 

लिये जाने वाले शुल्क से है ; 


52 


उत्तराखण्ड गजट , 27 सितम्बर, 2014 ई० ( आश्विन 05, 1936 शक सम्वत् ) 


[भाग 8 


( श ) वार्षिक परमिट / वार्षिक अनुमति का तात्पर्य उस अनुमति से है, जो कि मसूरी के स्थानीय जनता के 

निजी वाहनों को मुख्य माल रोड प्रवेश हेतु कार्यालय स्तर से वांछित शुल्क अदायगी पश्चात् उपलब्ध 
करायी जायेगी एवं ऐसे वार्षिक परमिट / वार्षिक अनुमति प्राप्त वाहन प्रति प्रवेश शुल्क से मुक्त रहेंगे । 
जारी वार्षिक परमिट / वार्षिक अनुमति की अवधि केवल एक वित्तीय वर्ष (दिनाँक 01 अप्रैल से 31 मार्च 

तक ) हेतु ही मान्य होगी ; 
( ष) “माल रोड गेट / बैरियर का तात्पर्य मुख्य माल रोड के दोनों छोरों पर स्थापित कक्षों से है, जहां से 

वाहनों के प्रवेश को नियन्त्रित किया जाना है ; 
( स) “ अनुमति / अनुज्ञा का तात्पर्य मुख्य माल रोड / आंशिक माल रोड पर उपविधि अनुसार सम्बन्धित वाहन 

के प्रवेश हेतु जारी अनुमति (प्रति प्रवेश शुल्क अदायगी पर / प्राप्त वार्षिक सशुल्क अनुमति पर /विशेष 

परिस्थितियों में पालिका से प्राप्त अनुमति / निःशुल्क अनुमति) से है ; 
( ह ) "निःशुल्क अनुमति / निःशुल्क अनुज्ञा’ का . तात्पर्य ऐसी अनुमति / अनुज्ञा से होगा, जिसे कार्यालय स्तर 

से बिना शुल्क माल रोड प्रवेश की अनुमति / अनुज्ञा प्राप्त हो ; 
( क्ष ) “पार्किंग / पार्क करने का तात्पर्य मसूरी क्षेत्र में माल रोड पर वाहनों के आवागमन / आवागमन पश्चात् 

गन्तव्य स्थान /निर्धारित पार्किंग स्थल पर वाहन खड़े किये जाने एवं इस हेतु जारी अनुमति / अनुज्ञा 


से है ; 


( त्र) लाईसेन्स” का तात्पर्य ऐसी अनुमति से है जो कि पालिका द्वारा कार्य विशेष हेतु सम्बन्धित को जारी 

की गयी हो ; 
( ञ ) “ अनाधिकृत का तात्पर्य ऐसे कृत से है जो कि उपविधि अनुसार मान्य नहीं है । 

2. ऐसे शब्दों और पदों को , जो इस उपविधि में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में प्रयुक्त है का अर्थ 
वही होगा जो कि अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं । 

5. समय सीमा का नियतन 
( क ) मसूरी नगर पालिका परिषद् द्वारा पर्यटक सुविधा के अन्तर्गत मुख्य माल रोड पर वाहनों के आवागमन 
को 24 घण्टे एवं वर्ष भर नियन्त्रित किया जायेगा । 

दिनांक 01 मार्च से 30 नवम्बर तक समय सांय 4:00 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक सभी वाहनों 
का माल रोड पर प्रवेश एवं आवागमन पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा, इस समय अवधि (प्रतिबन्धित समय ) 
में किसी भी वाहन के प्रवेश हेतु अनुज्ञा - पत्र जारी नहीं किये जायेंगे । 

दिनांक 01 दिसम्बर से 28/29 फरवरी तक के लिये समय अवधि सांयः 4:00 बजे से रात्रि 
10:30 बजे में भी स्थानीय परमिट धारक निजी वाहनों के लिये नियमानुसार माल रोड पर आवागमन 
हेतु भी छूट रहेगी। शेष वाहनों को इस समय सीमा में भी निर्धारित शुल्क अदायगी पश्चात् ही माल 
रोड प्रवेश / आवागमन की अनुमति होगी । 

पालिका में पंजीकृत व्यवसायिक एवं अन्य अनुज्ञा प्राप्त वाहनों को जिनमें माल वाहक वाहन भी 
सम्मिलित हैं को केवल निर्धारित समय अवधि एवं निर्धारित शुल्क अदायगी / अनुज्ञा प्राप्त करने के 

अनुरूप ही माल रोड पर प्रवेश करने दिया जायेगा । 
( ख ) पालिका में पंजीकृत हल्के व्यवसायिकं वाहन / माल वितरण हेतु प्रयोग में होने वाले वाहन एवं स्कूली 

बच्चों के प्रयोजनार्थ वाहन माल रोड का उपयोग उनके लिये निर्धारित समय अवधि के अनुसार किया 

जा सकेगा । इस समय सीमा की अनुमति निर्धारित करने का अधिकार पालिका में निहित होगा । 
( ग) बड़े व्यवसायिक वाहनों जैसे ट्रक , ट्रैक्टर, डी ० सी ० एम ०, टोयेटा आदि वाहन जो कि माल रोड गाँधी 

चौक से पिक्चर पैलेस एवं कैमल्स बैक रोड का प्रयोग करते हैं , को अनुमति रात्रि 1:00 बजे से प्रातः 

6:00 बजे तक अनुमति / अनुज्ञा दी जा सकेगी। 
( घ ) आंशिक माल रोड / मार्गों पर सभी निजी वाहनों के आवागमन हेतु हर समय खुली रहेगी जबकि 

प्रतिबन्ध केवल यह रहेगा कि इन मार्गों पर केवल लदे निजी / व्यवसायिक माल वाहक वाहनों (भारी 
माल वाहक वाहनों) से निर्धारित शुल्क अदायगी पर ही निर्धारित आंशिक माल रोड गेट / बैरियर से 
आगे जाने हेतु अनुमति / अनुज्ञा प्रदान की जायेगी । 


53 


भाग 8 ] 


उत्तराखण्ड गजट , 27 सितम्बर , 2014 ई० ( आश्विन 05, 1936 शक सम्वत्) 


( ङ ) पालिका में पंजीकृत वाहनों को , उपविधि में निर्धारित शुल्क अदायगी पर ही सम्बन्धित वाहन को 

सम्बन्धित कार्य विशेष हेतु पालिका द्वारा निर्धारित समय अवधि हेतु ही माल रोड प्रवेश एवं आवागमन 

की अनुमति प्रदान की जायेगी । 
( च ) मुख्य माल रोड पर यातायात नियन्त्रण हेतु आवश्यकता (पर्यटक व जनसुविधा) के अनुरूप उपविधि 

में निर्धारित समय अवधि में परिवर्तन करने का अधिकार, पालिका सदन / बोर्ड के अस्तित्व पर न होने 
पर , शासन / प्रशासन स्तर पर पालिका के संचालन हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारी एवं पालिका सदन 

अस्तित्व में होने पर अध्यक्ष में निहित होगा । 
6. वाहनों को माल रोड प्रवेश हेतु अनुमति 
( क ) पर्यटकों के निजी छोटे वाहनों को केवल उनके गन्तव्य स्थान तक जाने हेतु ही माल रोड पर प्रति 

प्रवेश की अनुमति, निर्धारित शुल्क अदायगी पर प्रदान की जायेगी । 
( ख ) वार्षिक अनुमति केवल ऐसे वाहन / वाहन स्वामियों को नगरपालिका कार्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क 

अदायगी के पश्चात् निर्गत की जायेगी जो कि मसूरी नगर के स्थानीय व्यक्ति / वाहन स्वामी होंगे 
किन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि इन वाहनों को भी एक दिवस में केवल एक बार ही , माल रोड प्रयोग 
की अनुमति प्रदान की जा सकेगी । लाईब्रेरी में झूलाघर के मध्य रहने / जाने हेतु लाईब्रेरी बैरियर / गेट 
से एवं पिक्चर पैलेस से झूलाघर के मध्य जाने हेतु, पिक्चर पैलेस गेट से अनुमति निर्धारित शुल्क 
भुगतान के पश्चात् निर्गत की जा सकेगी। स्थानीय वाहन स्वामियों के अतिरिक्त ऐसे वाहन स्वामी 
जिनका आवागमन मसूरी में नियमित रहता है , भी वार्षिक अनुमति की परिधि में लिये जा सकेंगे किन्तु 
प्रतिबन्ध यह रहेगा कि ऐसे वाहनों की वार्षिक अनुज्ञा / अनुमति दिये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी से 

आदेश प्राप्त करने आवश्यक होंगे । 
( ग ) पंजीकृत वाहनों को वार्षिक अनुमति कार्यालय स्तर से प्रतिदिन हेतु निर्धारित समय अवधि एवं 

निर्धारित कार्य विशेष के अनुरूप ही निर्धारित शुल्क अदायगी के पश्चात् दी जा सकेगी। 
( घ ) निर्माण सामग्री को केवल निर्धारित समय में ( रात्रि समय) ही मुख्य माल रोड प्रवेश अनुमति प्रति प्रवेश 

के आधार पर प्रदान की जायेगी किन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि ऐसे वाहनों को निर्धारित समय अवधि 
के मध्य ही माल रोड से बाहर आना आवश्यक होगा किन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि ऐसे वाहन माल 
रोड प्रवेश कर सीधे अपने गन्तव्य स्थान पर ही पार्क होंगे एवं ऐसे वाहनों को निर्धारित समय अवधि 

में ही अपने गन्तव्य स्थान से माल रोड से बाहर आने की अनुमति होगी । 
( ङ ) माल रोड पर वाहनों का प्रवेश दिनांक 31 दिसम्बर को प्रति वर्ष, नववर्ष की पूर्व संध्या पर समय 4:00 

बजे सांय से रात्रि में 1:00 बजे तक यातायात नियन्त्रण हेतु पूर्णत: नियन्त्रित / बन्द रहेगा । 
7. वाहनों का माल रोड पर आवागमन एवं पार्किंग - सम्बन्धित बैरियरों से आगे माल रोड पर वाहनों के प्रवेश 
हेतु निर्धारित शुल्क अदायगी के पश्चात् सम्बन्धित वाहन को इस उपविधि में दी गयी शर्तों के अनुरूप आवागमन एवं 
पार्किंग की अनुमति जारी अनुज्ञा - पत्र के माध्यम से दी जा सकेगी किन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि मुख्य माल रोड पर 
अनुज्ञा प्राप्त वाहन भी खड़े / पार्क नहीं किये जा सकेंगे । ऐसे सभी अनुज्ञा प्राप्त वाहन अपने ऐसे गन्तव्य स्थलों पर 
ही खड़े / पार्क किये जा सकेंगे, जहाँ पर पार्किंग हेतु व्यापक निजी व्यवस्था हो एवं जिन स्थलों को पालिका द्वारा 
समय - समय पर पर्यटक एवं स्थानीय जनता के प्रयोजनार्थ पार्किंग स्थल निर्धारित किया गया हो । मुख्य माल रोड पर 
किसी वाहन को विशेष परिस्थितियों में यदि खड़ा / पार्क किया जाना आवश्यक हो तो इस हेतु पालिका से अनुज्ञा 
प्राप्त की जानी आवश्यक होगी व व्यवस्था के अन्तर्गत वाहनों को खड़े करने हेतु पार्किंग स्थल निर्धारित करने का 
अधिकार भी पालिका सदन / बोर्ड के अस्तित्व पर न होने पर , शासन / प्रशासन स्तर पर पालिका के संचालन हेतु 
नियुक्त प्रभारी अधिकारी एवं पालिका सदन अस्तित्व में होने पर अध्यक्ष में निहित होगा । 
8. माल रोड पर वाहनों के आवागमन की अनुमति एवं प्रतिबन्ध 

( क ) निम्न वाहनों को पूर्ण प्रतिबन्धित समय (सांय 4:00 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक ) के अतिरिक्त समय 

(प्रातः 7:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक एवं रात्रि 10:30 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक ) पर माल रोड 
पर अपने गन्तव्य स्थान तक जाने / आवागमन हेतु प्राप्त अनुमति / अनुज्ञा के आधार पर अनुमति होगी । 
(1) दुपहिया वाहन , 
( I) निजी छोटे वाहन । 


। 


54 


: 


उत्तराखण्ड गजट, 27 सितम्बर, 2014 ई ० ( आश्विन 05 , 1936 शक सम्वत् ) 

[भाग 8 
स्थानीय परमिट धारकों को दिनांक 1 दिसम्बर से 28/29 फरवरी के लिये समय अवधि सांय 
4:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक निजी वाहनों के लिये । 
( ख ) निम्न वाहनों को माल रोड प्रवेश हेतु केवल उनके लिये पालिका द्वारा समय - समय पर निर्धारित समय 

अवधि या फिर केवल रात्रि 10:30 बजे के बाद के समय निर्धारित प्रति प्रवेश शुल्क अदायगी / वार्षिक 
पंजीकरण शुल्क की अदायगी के आधार पर अनुमति होगी 
0) पंजीकृत / हल्के माल वाहक वाहन , 

छोटे व्यवसायिक माल वाहक वाहन । 
( ग ) निम्न वाहनों को केवल रात्रि के समय ( रात्रि 10:30 बजे से प्रात: 7:00 बजे तक ) ही , निर्धारित प्रति 

प्रवेश शुल्क अदायगी के आधार पर ही माल रोड प्रवेश की अनुमति होगी एवं ऐसे वाहनों द्वारा माल 
रोड का उपयोग केवल इसी निर्धारित समय सीमा में करने की अनुमति / अनुज्ञा होगी जिसकी लगातार 
एवं अधिकतम अवधि मात्र 8 घण्टे ही होगी । इसके पश्चात् निकास पर पुनः शुल्क होगा । 
0) छोटे व्यवसायिक वाहन , 
(II ) भारी माल वाहक वाहन, 

निजी बड़े वाहन । 
( घ ) ऐसे वाहन (परिभाषा में स्पष्ट किये गये अन्य वाहन ) जिनके लिये आवश्यक सेवा के अन्तर्गत एवं 

विशेष परिस्थितियों में माल रोड पर प्रवेश करना आवश्यक होगा को कार्यालय से प्राप्त अनुमति / अनुज्ञा 
के आधार पर किसी भी समय माल रोड पर प्रवेश करने की अनुमति होगी । जबकि निम्न वाहनों को 
माल रोड प्रवेश हेतु निम्नानुसार निःशुल्क अनुमति / अनुज्ञा होगी : 
(1) साईकिल 

पूर्ण प्रतिबन्धित समय ( सांय 4:00 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक ) 

से अतिरिक्त समय पर । 
( 1) पैडल रिक्शा 

समय के ग्रीष्मकाल में रात्रि 8:00 बजे तक व शरद ऋतु में रात्रि 

7:00 बजे तक । 
(Ill) एम्बूलेन्स 

आवश्यकता पड़ने पर जिसमें प्रतिबन्धित समय भी सम्मिलित है । 
(IV) शव वाहन 

आवश्यकता पड़ने पर, जिसमें प्रतिबन्धित समय भी सम्मिलित है । 
( V ) फायर ब्रिगेड 

आवश्यकता पड़ने पर, जिसमें प्रतिबन्धित समय भी सम्मिलित है । 
( VI) सरकारी वाहन 

आवश्यकता पड़ने पर, जिसमें प्रतिबन्धित समय भी सम्मिलित है । 
( VII) विवाह उत्सव हेतु वाहन कार्यालय से प्राप्त अनुमति / अनुज्ञा के आधार पर । 
VIII) धार्मिक कार्यों हेतु वाहन कार्यालय से प्राप्त अनुमति / अनुज्ञा के आधार पर । 

(IX) निःशुल्क अनुज्ञा प्राप्त वाहन कार्यालय से प्राप्त अनुमति / अनुज्ञा के आधार पर । 
( ङ ) किक्रेग - गाँधी चौक मोटर मार्ग एवं किक्रेग - पिक्चर पैलेस / राम किशन वर्मा टूट या अवरोध उत्पन्न 

( यातायात का अन्य विकल्प न होने पर ) होने के कारण या दूसरे कारण से असाधारण परिस्थिति में 
हल्की मोटर गाड़ियां, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, मसूरी या उनके द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी की सामान्य 

अनुमति / अनुज्ञा पर निर्देशानुसार माल रोड पर प्रतिबन्धित भाग से निःशुल्क जाने दी जायेगी । 
( च ) प्रतिबन्ध यह भी रहेगा कि अध्यक्ष नगर पालिका परिषद् मसूरी की अनुमति / अनुज्ञा के बिना टैक्सियां 

डिंक रोड, हैप्पी वैली एवं लाल बहादुर शास्त्री अकादमी गेट के सामने से आगे कम्पनी गार्डन नहीं 

जायेगी । 
9. शुल्क की दरें - पालिका सीमान्तर्गत माल रोड पर पर्यटक एवं स्थानीय जनता के सुविधा / प्रयोजनार्थ 
यातायात नियन्त्रण हेतु मुख्य एवं आंशिक माल रोड पर निम्न प्रवेश शुल्क की दरें होगी किन्तु सरकारी वाहन , साईकिल, 
पालिका में पंजीकृत / लाईसेन्सधारी पैडल रिक्शा , एम्बूलेन्स, सार्वजनिक एवं धार्मिक कार्यों में प्रयोग होने वाले वाहन , 
राज्य सरकार के द्वारा माल वितरण / दुलाई में प्रयोग होने वाले वाहन एवं ऐसे अन्य वाहन जिन्हें कार्यालय से निःशुल्क 
माल रोड प्रवेश की अनुमति / अनुज्ञा प्राप्त हो , माल रोड प्रवेश शुल्क से मुक्त रहेंगे । 


55 


500 


1000 


₹ 1,500 


100 


150 


200 


300 


200 


400 


भाग 8 ] 

उत्तराखण्ड गजट, 27 सितम्बर, 2014 ई० ( आश्विन 05, 1936 शक सम्वत्) 
( क ) मुख्य माल रोड़ ( लाईब्रेरी बाजार से पिक्चर पैलेस / स्थापित गेटों के मध्य का क्षेत्र / मार्ग) 
(1) वार्षिक अनुज्ञा / अनुमति / शुल्क दरें 
(i) दोपहिया वाहन 

₹ 
निजी छोटे वाहन ( कार / जीप आदि ) 

₹ 
( iii ) पंजीकृत / परमिट वाहन / अन्य शुल्क (सक्षम अधिकारी द्वारा रोपित /निर्धारित शुल्क ) 
(iv) आवश्यक सेवा आपूर्ति हेतु छोटे माल वाहक वाहन 

( V) आवश्यक सेवा आपूर्ति हेतु भारी माल वाहक (ट्रक ) वाहन ₹ 2,000 
( II ) प्रति प्रवेश अनुज्ञा / अनुमति / शुल्क दरें 
(i) निजी दोपहिया वाहन 

₹ 
(ii ) निजी छोटे वाहन ( कार / जीप आदि) 

₹ 
(iii) आवश्यक सेवा आपूर्ति वाहन 

₹ 
(iv ) व्यवसायिक माल वाहक वाहन 

₹ 
व्यवसायिक छोटे सवारी वाहन 

₹ 
( vi) भारी माल वाहक वाहन 

₹ 
( ख ) आंशिक माल रोड पर (पिक्चर पैलेस से आगे लन्डौर गुरूद्वारा चौक तक व लाईब्रेरी से आगे लाल 

बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी चौक , स्प्रिंग रोड आदि रोड / मार्ग तक ) 
(1) पालिका द्वारा आंशिक माल रोडों पर आवागमन करने वाले किसी भी निजी छोटे वाहन / छोटे 

व्यवसायिक वाहन से वार्षिक अनुज्ञा / अनुमति के तहत शुल्क नहीं वसूला जायेगा । इन मार्गों पर 

सभी निजी छोटे वाहनों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा । 
(II) पालिका द्वारा आंशिक माल रोडों का प्रयोग माल वाहक वाहनों / बड़े व्यवसायिक वाहनों पर 

निम्नानुसार प्रति प्रवेश पर शुल्क देय होगा किन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि ऐसे सभी माल वाहक 
वाहन व भारी व्यवसायिक वाहन जो कि आंशिक माल रोडों का उपयोग करते हुये सीधे अपने 
गन्तव्य स्थान जो कि मसूरी सीमा से बाहर होगा एवं जिनके द्वारा मसूरी सीमान्तर्गत इन आंशिक 
माल रोडों पर कोई माल ढुलाई / माल वितरण न किया जाता हो व न ही उनके द्वारा 
यात्री / पर्यटक भ्रमण हेतु वाहनों को इन आंशिक माल रोडो पर पार्क किया जाता हो , भी किसी 

प्रकार के शुल्क से मुक्त रहेंगे । 
(iii ) व्यवसायिक छोटे वाहन (4 / 6 – पहिया वाहन मिनी बस ) ₹ 

(vi) भारी माल वाहक वाहन (6/6 पहिया से अधिक ट्रक / बस ) ₹ 
( घ ) प्रतिबन्धित समय पर माल रोड उपयोग किये जाने पर प्रतिबन्धित समय में यदि कोई वाहन मुख्य 

माल रोड से बाहर आने हेतु उपयोग / माल रोड पर भ्रमण करते हुये पाये जाने पर भुगतान किये गये 
प्रति प्रवेश शुल्क / वार्षिक शुल्क के अतिरिक्त भी शुल्क 300 पकड़े / पाये जाने पर देय होगा । साथ 
ही सम्बन्धित वाहन को तत्काल अपने गन्तव्य स्थल / माल रोड के स्थित बैरियरों से बाहर ले जाना 
आवश्यक होगा । ऐसे वाहन , जिन्हें बिना सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमति के बिना माल रोड पर पार्क 
पाया जायेगा, से भी प्रति प्रवेश शुल्क / वार्षिक शुल्क के अतिरिक्त भी शुल्क 300 देय होगा । 

शास्ति / दण्ड 
यू 0 पी 0 म्युनिसिपलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 299(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, पालिका यह 
आदेश देती है कि उपर्युक्त उपविधियों में किसी भी उपविधि का उल्लंघन आर्थिक दण्ड से जो कि ₹ 1000 तक हो 
सकता है , दण्डनीय होगा और निरन्तर उल्लंघन की दशा में और अतिरिक्त आर्थिक दण्ड होगा, जो कि प्रथम दण्ड 
दिये जाने की तिथि के बाद से उस समय तक जब तक कि अभियुक्त द्वारा उपविधि का उल्लंघन किया जायेगा 
₹ 500 प्रति दिन प्रति वाहन के हिसाब से होगा । 


200 


300 


( ह 0 अस्पष्ट ) 
अधिशासी अधिकारी, 
नगरपालिका परिषद् , मसूरी । 


56 


उत्तराखण्ड गजट , 27 सितम्बर, 2014 ई ० ( आश्विन 05, 1936 शक सम्वत् ) 


[ भाग 8 


सूचना 
I, Kalyan Singh Resident of 332 , Sheikhpuri, Roorkee voluntarily changed self /wife / son s name as 
Kalyan Singh Antal ( Self ), Shashi Rani to Shashi Antal (Wife ), and Punit Kumar to Punit Singh Antal & 
Keshav Kumar to Keshav Singh Antal ( sons ) by affidavit is sworn before the notary Public Roorkee on 
13 February, 2014 for all purposes . 

यदि हमारे नाम परिवर्तन / संशोधन के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद उत्पन्न होता है तो उसका पूर्ण 
उत्तरदायित्व हमारा होगा । 


दिनांक 14-08-2014 


प्रार्थी, 


कल्याण सिंह अन्तल पुत्र श्री सुखराम सिंह अन्तल , 
निवासी - मकान नं0-332, शेखपुरी, रूड़की, 

जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड । 


सूचना 
मेरे पुत्र शुभम कुमार के शैक्षिक प्रमाण - पत्रों में हमारी भूल से नाम शुभम् कुमार वर्मा पुत्र श्री बब्लू कुमार वर्मा, 
माता का नाम श्रीमती रानी वर्मा अंकित हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम शुभम कुमार पुत्र श्री बब्लू , माता 
का नाम रानी है, भविष्य में मेरे पुत्र को शुभम कुमार पुत्र श्री बब्लू , माता का नाम श्रीमती रानी से जाना पहचाना एवं 
पुकारा जाये । मेरे पुत्र के नाम परिवर्तन / संशोधन के सम्बन्ध में यदि किसी भी न्यायालय में वाद - विवाद उत्पन्न होता 
है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा । 

मैंने समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर ली है । 


प्रार्थी, 


बब्लू पुत्र श्री प्यारे लाल , 
निवासी -वार्ड नं0–6, भूतबंगला , 
रूद्रपुर , जिला ऊधमसिंह नगर । 


पी ० एस० यू ० ( आर0 ई0 ) 39 हिन्दी गजट / 549 - भाग 8-2014 ( कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


